निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 फाल्गुन 1934 ( AO ) 
पटना , मंगलवार, 5 मार्च 2013 


( सं० पटना 183) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2013 
सं0 22 / नि0सिo( या0 )- 04 - 08 / 2011 / 229 — श्री नन्द किशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ( याo ) 
सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, पूर्णिया के विरूद्व पूर्णिया परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमण्डल, राधोपुर के अन्तर्गत मुरलीवीयर 
गेट के निर्माण कार्य को स - समय पुरा नहीं करने, कार्य में अभिरूची नहीं लेने, अनुशासनहीनता, लापरवाही आदि के 
प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 - 1389 दिनांक 14. 11 .11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । 

__ श्री मंडल के दिनांक 31.1.12 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यवाही को बिहार पेंशन 
नियमावली के नियम 43 ( बी0 ) में सम्परिवपर्तित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

भरत झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 183- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


